PDF NOTES ACADEMY 


NTA 


NET/SET/JRF 


TEACHING AND bss 
RESEARCH APTITUDE | 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


4. संचार 
संचार का अर्थ 


संचार शब्द लैटिन भाषा के शब्द "कम्युनिस" या "कम्यूनिकेयर" से लिया गया है 
जिसका अर्थ है बनाना । इस प्रकार संचार का अर्थ सामान्य तथ्यों, सूचनाओं, विचारों 
और आवश्यकताओं को बनाना है। संचार इसलिए भाषण, संकेत या लिखित रूप से 
विचारों, संदेश, सूचना आदि का आदान-प्रदान है। संचार एक दो-तरफ़ा प्रक्रिया है 
और प्रतिक्रिया के साथ अच्छी तरह से काम करता है, इससे यह पुष्टि करने में 
मदद मिलती है कि इच्छित संदेश सफल रहा है। 


संचार की परिभाषा 
आगे समझने के लिए, कई विद्वानों ने इस शब्द को परिभाषित किया है 


“संचार सभी चीजों का योग है, एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे के दिमाग 
में समझ पैदा करना चाहता है। इसमें बताने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित 
और निरंतर प्रक्रिया शामिल है | " - एलन लुइस 


संचार को परिभाषित किया गया है "एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जानकारी के 
हस्तांतरण के रूप में यह आत्मविश्वास को प्रभावित करता है या नहीं ।" - कोंट्ज़ 
और ओ 'डोनेल 


"संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, विचारों या भावनाओं 
का आदान-प्रदान है |" - जॉर्ज टेरी 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 2 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


"संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और / या संगठन के बीच सूचना 
प्रसारित की जाती है ताकि एक समझ प्रतिक्रिया परिणाम प्राप्त हो" । - पीटर 
लिटिल 


संचार प्रभावी होता है जब एक संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश अच्छी तरह से दिया जाता 
है, सफलतापूर्वक प्राप्त होता है और पूरी तरह से समझ में आता है। संचार की 
प्रक्रिया में निम्नलिखित अलग-अलग घटक होते हैं, संचार एक आवेग (या प्रेरणा ) 
के साथ शुरू होता है जो सूचना के बिट्स से बने एक संदेश पर पारित करने के 
लिए होता है। एन्कोडिंग की प्रक्रिया में, सूचना की इकाइयों को ट्रांसमिशन के लिए 
चुना और व्यवस्थित किया जाता है। इनपुट उन अनुभवों का योग है जो मानव 
मस्तिष्क या कंप्यूटर में निर्मित होते हैं। 


2 


आउटपुट सूचना स्रोत (एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह ) दवारा प्रेषित एन्कोडेड 
संदेश है। संदेश की व्याख्या को डिकोडिंग कहा जाता है। 


फीडबैक प्रतिक्रिया या संदेश है जो प्राप्तकर्ता (डिकोडर) प्रेषक (एनकोडर ) को वापस 
कर देता है। 


> प्रेषक को एक विचार है 

> प्रेषक विचार को एन्कोड करता है 

> प्रेषक संदेश को एक माध्यम से प्रेषित करता है 
> रिसीवर को संदेश मिलता है 


रिसीवर संदेश को डिकोड करता है 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 3 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


一 रिसीवर प्रतिक्रिया भेजता है 


संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जो हमें कुछ संकेत देती है कि हम 
कितनी प्रभावी ढंग से संवाद करते है। यह संचार में दक्षता का गेज है 


संचार के प्रकार 
जिसके आधार पर संदेश को संबोधित किया जाता है 
28515 160 


हम उन व्यक्तियों की संख्या (रिसीवर्स) के अनुसार संचार को वर्गीकृत करते हैं 
जिन्हें संदेश संबोधित किया गया है: 


> इंड्रपर्सनल कम्युनिकेशन: यह स्वयं के दिमाग में बात कर रहा है | नाटकीय 
कार्यो में उदाहरण एकांत या आश्रय हैं। पारस्परिक संचार: यह दो व्यक्तियों के बीच 
संदेशों का आदान-प्रदान है। उदाहरण के लिए, एक वार्तालाप, संवाद या एक साक्षात्कार 
जिसमें दो व्यक्ति बातचीत करते हैं (अन्य भी दर्शकों के रूप में उपस्थित हो सकते 
हैं) एक लेखक अपने पाठक के साथ पारस्परिक रूप से संवाद करता है, जो हमेशा 
लिखते समय लेखक के दिमाग में एक मूक दर्शक के रूप में मौजूद होता है। एक 
पत्र भी लेखक और उस व्यक्ति के बीच पारस्परिक संचार का एक उदाहरण है जिसे 
यह लिखा गया है। 


समूह संचार: यह एक संगठन, क्लब या कक्षा की तरह छोटे या बड़े समूहों में हो 
सकता है, जिसमें सभी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं। 


मास कम्युनिकेशन: यह तब होता है जब संदेश लोगों के बड़े समूहों को भेजा जाता 
है, उदाहरण के लिए, समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविजन द्वारा। इस प्रक्रिया में, 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 4 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया के लिए लगभग कोई अवसर नहीं 
है। 


नियोजित माध्यम के आधार पर 


मौखिक संचारः इसका अर्थ है शब्दों के साथ संवाद, लिखित या बोली जाने वाली | 
मौखिक संचार में बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना और सोचना शामिल है। इसे आगे 
मौखिक या लिखित संचार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनकहा संचारः 
Non Verbal ) इसमें व्यक्तियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए चित्रो, 
संकेतों, इशारों और चेहरे के भावों का उपयोग करना शामिल है। यह सांकेतिक भाषा, 
क्रिया भाषा या वस्तु के माध्यम से किया जाता है यह है एक शब्दहीन संदेश इशारों 
(संकेत), आंदोलनों (क्रिया भाषा ), और के माध्यम से अवगत कराया वस्तु भाषा 
(चित्र / कपड़े और इतने पर। इसके अलावा गैर-मौखिक संचार हो सकता है व्यक्तिगत 
स्थान (परदे के पीछे), गंध की भावना (घ्राण) और समय (कालक्रम) दवारा पहचाना 
जाता है। 


मेटा कम्युनिकेशन: यहाँ वक्ता के शब्दों का चुनाव अनायास ही वास्तविक शब्द 
राज्य की तुलना में कुछ अधिक 


संचार करता है। उदाहरण के लिए, "मैंने आपको इतनी चालाकी से कभी नहीं देखा" 
जैसी चापलूसी वाली टिप्पणी का अर्थ यह भी हो सकता है कि श्रोता के नियमित 
पोशाक में सुधार की आवश्यकता थी। 


> औपचारिक संचार: संचार का एक औपचारिक चैनल हो सकता है संचार के एक 
साधन के रूप में परिभाषित किया गया बंध या किसी संगठन में पदों पर बैठे लोगों 
दवारा औपचारिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। संचार औपचारिक चैनलों के 
माध्यम से बहती है, अर्थात्‌, संगठन में लाइन के साथ आधिकारिक रूप से मान्यता 
प्राप्त पदों | यह सुनिश्चित करता है कि सूचना क्रमबद्ध, समय पर और सटीक 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 5 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


रूप से बहती है। कोई भी जानकारी, निर्णय, ज्ञापन, अनुस्मारक आदि इस मार्ग का 
अनुसरण करेंगे। 


अनौपचारिक संचार: संचार के औपचारिक चैनल के साथ-साथ हर संगठन के पास 
संचार का एक समान प्रभावी चैनल 


है जो अनौपचारिक चैनल है। यह आधिकारिक तौर पर स्वीकृत नहीं है, और अक्सर 
यह भी हतोत्साहित किया जाता है या नीचे देखा जाता है। लेकिन, तब, यह बहुत 
ज्यादा है और इसे 'अंगूर' नाम दिया गया है, क्योंकि यह ठीक है सभी दिशाओं में 
चलता है- क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, विकर्ण | जैसा कि प्रबंधन विशेषज्ञों ने कहा है, "यह 
पानी के कूलर के आसपास बहती है, नीचे हॉलवे, लंच रूम के माध्यम से, और जहां 
भी लोग समूहों में एकत्र होते है"। 


H 


नीचे की ओर संचार: ऊपर से नीचे की ओर बहने वाले संचार को नीचे की ओर 
संचार के रूप में जाना जाता है। किसी भी संगठन में एक अंतनिर्मित पदानुक्रमित 
प्रणाली होती है, और इसमें, पहली बार में, संचार हमेशा नीचे की ओर बहता है । 
ऊपर की ओर संचार: संचार जो नीचे से ऊपर की ओर बहता है, जो निचले श्रेणीबद्ध 
स्तर से होता है उच्च स्तर को अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है । उर्ध्व संचार 
का मुख्य कार्य निचले स्तरों पर जो हो रहा है उसके बारे में ऊपरी स्तरों को जानकारी 
की आपूर्ति करना है । 


पार्श्व संचारः जब संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच होता है जो अधीनस्थ होते 
हैं उसी व्यक्ति के तहत काम करना या जो लोग समान स्तर पर काम कर रहे हैं, 
उसे कहा जाता है पार्श्व या क्षैतिज संचार | इस तरह के संचार का एक अच्छा 
उदाहरण है कार्यात्मक प्रबंधकों के बीच। यह असाइन की गई गतिविधियों की समीक्षा 
के लिए आवश्यक है समान पदों वाले विभिन्न अधीनस्थ 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 6 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


विकर्ण संचार: विकर्ण या क्रॉसव्ड संचार में व्यक्तियों के बीच जानकारी का प्रवाह 
शामिल है विभिन्न स्तर जिनके कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं हैं। एक उदाहरण 
के रूप में, विपणन विभाग के कुछ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षण 
पर्यवेक्षक और विपणन प्रबंधक के बीच संचार विकर्ण संचार है। इस तरह के संचार 
का उपयोग सूचना प्रवाह को गति देने, समझ में सुधार करने और संगठनात्मक 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासों के समन्वय के लिए किया जाता है। 


Prof 

संचार के लक्षण 

一 इसमें दो व्यक्ति शामिल थे 

> मैसेज 

संवाद लिखा जा सकता है, मौखिक या जननेंद्रिय: 

> संचार एक दो तरह की प्रक्रिया है 

-> इसका प्राथमिक उद्देश्य एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करना है 
> संचार औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है 

यह ऊपर और नीचे बहती है और साइड से साइड तक भी 
यह एक्सचेंज की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है 


उद्देश्य / संचार का उद्देश्य 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 7 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


संचार के उद्देश्य गतिशील और कभी बदलते हैं। आधिकारिक संचार के कुछ सामान्य 
उद्देश्य हैं, जानकारी प्राप्त करना या देना, निर्देश या सलाह या सुझाव देना, अनुरोध 
करना, अन्य लोगों को हमारे साथ सहमत होने के लिए राजी करना । 


कभी-कभी, हम शिकायत या चेतावनी के इरादे से संवाद करते हैं; लेकिन दुर्भाग्य 
से, हम यह गुस्से में करते हैं और बहस में पड़ जाते हैं। यदि हम स्वीकार्य और 
रचनात्मक तरीके से शिकायत करना और चेतावनी देना सीखते हैं, तो हमारे गंभीर 
इरादे को रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बिना काफी प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा 
सकता है। 


सावधानी, परामर्श, स्पष्टीकरण, मूल्यांकन, मूल्यांकन, फटकार और इस तरह के 
और कई उददेश्यों को व्यवस्थित करने के लिए, हम संचार का उपयोग करते हैं। 


संचार प्रभावशीलता का मूल्यांकन 


संचार अपने आप में एक अंत नहीं है; बल्कि यह अन्य छोरों या लक्ष्यों को प्राप्त 
करने का एक साधन है । इसलिए, इन लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम 
होने के लिए प्रभावी होना चाहिए । निम्नलिखित मानदंडों के संबंध में संचार 
प्रभावशीलता की जांच की जा सकती हैः 


संचार की निष्ठा: किसी संदेश की विकृति मुक्‍त गुणवत्ता को निष्ठा कहा जाता है। 
एक प्रभावी व्यक्ति गलतफहमी की न्यूनतम संभावनाओं के साथ दूसरों को संदेश 
देता है। 


एक प्रभावी संचार में, कम से कम ऊर्जा समय, प्रतीकों और संकेतों का उपयोग 
इसकी निष्ठा और प्रभाव को खोए बिना संदेश को एन्कोड करने के लिए किया जाता 
है। 


एक प्रभावी संचार मौखिक और गैर-मौखिक दोनों संकेतों को एकीकृत करता है | 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 8 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


प्रभाव: प्रभावशीलता का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड वह प्रभाव है जो संचारक संचार के 
रिसीवर पर अभ्यास करने में सक्षम होता है। प्रभाव का अर्थ है संचारक अपने 
इच्छित परिणामों को प्राप्त करना | 


रिलेशनशिप बिल्डिंग: प्रभावी संचार विश्वास के निर्माण में योगदान देता है और स्रोत 
और लक्ष्य के बीच बेहतर संबंध होता है। 


प्रभावी संचार के सात सी 
> संपूर्णता 

» संक्षिप्ता 

विचार 

स्पष्टता 


स्थूलता 


संचार के चार एस 
1. shortness 

2. सादगी 

3. शक्ति 


4. ईमानदारी 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 9 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
संचार बाधाओं के प्रकार 

शब्दार्थं बाधाएँ 

MH 8285151160 


यह अवरोध कोडिंग की प्रक्रिया से संबंधित है और संदेश को डिकोड करना। लोगों 
के दैनिक उपयोग में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दार्थ अंतराल इस प्रकार 
स 

समान उच्चारण वाले शब्द लेकिन कई अर्थ: समान उच्चारण लेकिन कई अर्थ होते 
हैं। उदाहरण के लिए: दृष्टि, साइट, हवाला। 


बुरी तरह व्यक्त किया गया संदेश: स्पष्टता और सटीकता का अभाव संदेश को बुरी 
तरह व्यक्‍त करता है | सुसंगतता, अजीब वाक्य संरचना, शब्दजाल आदि की कमी 
आम दोष है, जो इस तरह के संदेशों को जन्म देते है । 


गलत व्याख्या: जब भी कोई प्रतीक की व्याख्या करता है, तो उसकी समझ दूसरों 
के साथ भिन्न हो सकती है। हिंदी शब्द 'काका' का अर्थ है देश के एक हिस्से में 
चाचा लेकिन देश के दूसरे हिस्से में छोटा लड़का | तकनीकी भाषा: जब तकनीकी 
भाषा का उपयोग संचार प्रक्रिया में किया जाता है, तो यह एक ही अर्थ में और एक 
ही भावना में संदेश को समझने में अवरोध पैदा करती है। जब तकनीकी शब्दजाल 
या विशेषज्ञ भाषाओं का उपयोग संचार और वार्तालाप प्रक्रिया में किया जाता है, तो 
वे प्रेषक और रिसीवर के बीच तनाव, भ्रम और गलतफहमी पैदा करते हैं। कंप्यूटर 
प्रौद्योगिकी दवारा सामान्य शब्दों को दिए गए नए अर्थ; जो लोग कंप्यूटर से परिचित 
नहीं हैं, "माउस" केवल एक जानवर है, जहां कंप्यूटर शब्दजाल में, यह एक उपकरण 


है। 


संगठनात्मक बाधाएं 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 10 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


यह विरोधाभासी प्रबंधन नीतियों, या प्रबंधन के कई स्तरों या लाइन और कर्मचारियों 
के संचालन के बीच टकराव के रूप में उत्पन्न हो सकता है। कार्यो की विशेष प्रकृति 
या यहां तक कि उन कार्यो की विशेष भाषा भी इसका कारण हो सकती है। औपचारिक 
अनौपचारिक या अंगूर लेन-देन में इसका स्रोत हो सकता है। संचार में संगठनात्मक 
बाधाएँ निम्नलिखित हैं: 


संगठन संस्कृति और जलवायुः प्रत्येक संगठन में, एक अनूठी संस्कृति और जलवायु 
मौजूद है। एक संगठन की जलवायु और संस्कृति अंततः एक संगठन में लोगों के 
बीच स्वतंत्रता, जोर और बातचीत पैटर्न को प्रभावित करती है | संगठनात्मक नियम 
और कानून : संगठन के नियम और कानून एक संगठन से दूसरे संगठन में व्यापक 
रूप से भिन्न होते हैं। वे इतने कठोर हो सकते हैं कि वे गलत दिशा में सूचना के 
प्रवाह को प्रभावित कर सकते है। 


स्थिति संबंधः स्थिति, शक्ति और स्थिति संबंध संचार की प्रभावशीलता में बाधा के 
रूप में कार्य करता है। संचार प्रक्रिया में दूसरे पक्ष की स्थिति और शक्ति के लिए 
उनके डर के कारण वे जो कहना चाहते हैं वह कहने में सक्षम नहीं हो सकते है। 
संगठन की जटिल श्रेणीबद्ध संरचना जैसे संगठन का विभाजन बहुत लंबा या बहुत 
अधिक होना संचार के मुक्त प्रवाह की सुविधा नहीं दे सकता है। 


बेहतर और अधीनस्थ के बीच सहयोग की कमी : विभिन्न व्यक्तिगत या 
संगठनात्मक संबंधों के लिए बेहतर और अधीनस्थ के बीच उचित सहयोग नहीं हो 
सकता है, जो किसी संगठन में अनुचित संचार के लिए हो सकता है। पारस्परिक 
बाधाएं 


संचार की प्रभावशीलता दो लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों पर बहुत कुछ निर्भर 
करती है। यदि और जब प्रेषक और रिसीवर एक ही आर्थिक, शैक्षिक और स्थिति 
स्तर पर होते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल होता है, तो संचार में शायद 
ही कोई अवरोध उत्पन्न होता है। लेकिन, किसी भी स्तर पर अंतर होने की स्थिति 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 11 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


में, मिसकम्यूनिकेशन की अधिक संभावना होती है । एक संगठन में इसके लिए 
सबसे आम उदाहरण सुपीरियर और अधीनस्थ से संबंधित बाधाएं हैं। अधीनस्थ को 
श्रेष्ठ के आदेश का पालन करना चाहिए, सभी कार्यो को कुशलता से करना चाहिए, 
और किसी भी मामले से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान चाहिए, जो संगठन या किसी 
भी कार्य में उत्पन्न होती है। इसके अलावा, श्रेष्ठ व्यक्ति को खुद पर और अधीनस्थ 
पर पूरा भरोसा होना चाहिए। 


1. उचित चैनल का अभाव : संगठनात्मक संरचना में जटिलता हो सकती है, जो 
अधीनस्थ से उचित और प्रभावी संचार को प्रभावित कर सकती है। स्थिति शक्ति 
और अधिकार के दबाव के कारण वे बेझिझक संवाद कर सकते हैं। 


2. संवाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं : अधीनस्थों की ओर से अपने वरिष्ठो के 
साथ बातचीत, चर्चा और बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है, जो 
संचार प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है । 


3. सहयोग का अभाव : सहयोग की कमी और आपसी समझदारी भी संगठन में 
बेहतर और अधीनस्थों के बीच कुछ सूचनाओं को छिपाने की ओर ले जाती है | 


4. विशवास की कमी: श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच विशवास और समन्वय की कमी 
हो सकती है, जिससे संक्रामक संचार हो सकता है। 


5. श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच खराब संबंध: वरिष्ठो और अधीनस्थों के बीच एक 
अच्छा संबंध अक्सर और स्वतंत्र रूप से विकसित होना चाहिए। उन्हें ऊपर और नीचे 
की संचार प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। अधीनस्थ को 
उनके सुझावों, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, और उनमें विश्वास होना चाहिए। 
इन सब के अभाव में, ऐसा हो सकता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति क्या बोलता है, अधीनस्थ 
उसे समझ नहीं सकता है। 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 12 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


6. दंड का डर : यदि अधीनस्थ शुल्क मुक्त अभिव्यक्ति और ऊर्ध्व संचार के कारण 
वह किसी प्रकार के दंड का सामना करेगा, तो इस बात की संभावना है कि वह श्रेष्ठ 
को पूर्ण या सही संदेश नहीं दे सकता है। 


अल / मनो-सामाजिक बाधाए: 


व्यक्तिगत या मनो-सामाजिक बाधाएं पारस्परिक संचार में प्रमुख बाधाएं हैं। लोगों 
की संचार की विभिन्न शैलियों हैं। लोगों की व्यक्तिगत भावनाएं, इच्छाएं, आशंकाएं, 
आशाएं, पसंद, नापसंद, दृष्टिकोण, विचार और राय भी हैं। संदेश को सौंपा गया अर्थ 
संचार की प्रक्रिया में शामिल दोनों पक्षों की भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक स्थिति पर 
निर्भर करता है। 


P 
1. शैली 


चयनात्मक धारणा: रिसीवर खुद के आसपास अपनी दुनिया बना सकता है। वह 
अपनी रुचि और उम्मीदों को प्रोजेक्ट करता है क्योंकि वह संदेशों को डिकोड करता 
है। वह केवल इतनी जानकारी ले सकता है, जो उसकी सोच की दुनिया के अनुकूल 
हो। नतीजतन, व्यक्ति अधूरी और अनुचित जानकारी प्राप्त करता है, जो संचार 
प्रक्रिया को प्रभावित करता 


है। खराब आत्म-अवधारणा या आत्म-समझ, या अन्य की ख़राब समझ के कारण 
अवधारणात्मक विकृतियाँ हो सकती हैं। 


3. हेलो इफेक्ट: पहले हुए मुकाबलों के आधार पर इंप्रेशन के कारण लोग ध्यान से 
नहीं सुनते हैं। यहां तक कि हेलो प्रभाव वाले दलों में से एक संचार के प्रवाह को 
बाधित करेगा। 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 13 


PDF Notes Academy Paper 1Hindi 
4. स्थिति संबंध 

5. ध्यान और अवधारण 

6. आनाकानी 

7. लिखित शब्दों का महत्व 

8. बचाव 

9. बंद दिमाग 

10. स्वास्थ्य की स्थिति 


11. फ़िल्टरिंग: फ़िल्टरिंग किसी संदेश के विवरण या पहलुओं को कम करने की 
प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है, वह स्थिति की अपनी समझ 
के अनुसार इसे कम करता है। इस प्रक्रिया में, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी खो 
सकती है या गलत व्याख्या की जा सकती है और प्रेषक यह बताने में विफल हो 
जाएगा कि वह क्या संदेश देना चाहता है। 


क्रॉस-सांस्कृतिक / भौगोलिक बाधाएं: 


संस्कृति एक समूह के मूल्यों और विशेषताओं का एक साझा सेट है; यह एक समूह 
दवारा निर्मित और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित रहने के तरीकों का कुल योग 
है। संस्कृति किसी व्यक्ति के बात करने, व्यवहार करने और सोचने के तरीके का 
एक 


हिस्सा है, जिससे संचार शैली और क्षमता प्रभावित होती है। 


संस्कृतियों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं: 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 14 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


> राष्ट्रीय चरित्र / बुनियादी व्यक्तित्व । 
भाषा 

व्यवहार के मूल्य और मानदंड 

सामाजिक रिश्ते 

समय की अवधारणा 

अंतरिक्ष की अवधारणा 

> अशाब्दिक संचार 

बोध 

भौतिक बाधाएँ / चैनल और मीडिया बाधाएँ 


शारीरिक विकर्षण बहुत शोर का कारण बनता है, अक्सर शाब्दिक रुप से कार के 
शोर के साथ अपर्याप्त रूप से अछूता कमरे, खराब प्रकाश व्यवस्था, और शरीर के 
आसन की लगातार आवाजाही जेसी चीजें, हाथ में कलम के साथ, यहां तक कि एक 
महत्वपूर्ण स्तर पर कॉफी का आगमन । संचार प्रक्रिया संगठनों में संचार बाधाओं 
का कारण है। लगातार टेलीफोन रुकावट सबसे आम शारीरिक विकर्षणों में से एक 
है। ये बाधाएं किसी संदेश को इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुँचने से रोकती हैं। इस श्रेणी 
के अंतर्गत निम्नलिखित बाधाओं पर विचार किया जाता है: 


शोर 
माध्यम में दोष 
संचार बाधाओं में तकनीकी पहलु 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 15 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


संचार बाधाओं में कुछ तकनीकी पहलुओं को मर्फी के कानून दवारा संक्षेप में वर्णित 
किया गया है संचार पर इस कानून में मूल बातें निम्नलिखित हैं: 


संचार आमतौर पर विफल रहता है। संयोग से, यह सफल होता है। विभिन्न बाधाओं 
के कारण, संचार के प्रवाह में सफलता की संभावना दुर्लभ है। 


अगर संदेश को अलग-अलग तरीकों से समझा जा सकता है, तो इसे सिर्फ उसी 
तरीके से समझा जाएगा जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लोग अपने तरीके से 
मालिश प्राप्त करते हैं। अधिकांश मामलों में, संचार का सबसे हानिकारक पक्ष माना 
जाता है। 


यह प्रेषक को सूचना में हेरफेर करने के लिए संदर्भित करता है ताकि रिसीवर इसे 
अधिक अनुकूल के रूप में देखेगा | संगठनों में, सूचना संघनित और संश्लेषित होती 
है। वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राधिकरण तक नहीं पहुंचती है। संगठन के पदानुक्रम में 
ऊर्ध्वाधर स्तर जितना अधिक होगा, फिल्टरिंग के लिए उतने ही अधिक अवसर 
होंगे। 

मेटा संचार- संदेश के अलावा संचार में, मेटा संदेश है। मेटा संदेश लोगों के दिमाग 
में मौजूद है क्योंकि उनके कार्यों जैसे संपर्क करना कठिन है। सीट शब्द भाषा में 
यह सबसे महत्वपूर्ण है । 


संचार प्रक्रिया में शोर- स्थितिजन्य कारकों के कारण शोर संचार प्रक्रिया में प्रवेश 
कर सकता है। यह संचार प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। शोर 
ज्यादातर यांत्रिक विकर्षण से संबंधित है। कुछ शोर विचलन इस प्रकार हैं: 


(|) मानव ध्वनियां, 


(1 यातायात, 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 16 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


(|) टेलीफोन उपकरण 
(iv) चैनल दोष 

(५) पक्षी 

(४) पेड़ 

(४) प्रशंसक 

(५) चाक लेखन 

(>) का उपयोग करें डस्टर 
(%) प्रोजेक्टर और 


(xi) नाक की आवाज 


संचार की प्रक्रिया में अनजाने में आने वाली बाधाओं को दूर 


संचार की प्रक्रिया में अनजाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर 
प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि संचार प्रक्रिया में पर्याप्त प्रयास किया जाए तो 
बाधाओं को दूर किया जा सकता है और यह वांछित है कि संचार प्रभावी और कुशल 
हो। 


इन बाधाओं के प्रभावों को कम करने का एक तरीका संचार प्रक्रिया के दौरान लगातार 
जांच करना है कि संचार वास्तव में क्या है। प्राप्त करने के लिए प्रेषक, रिसीवर 
और उन दोनों के साथ मिलकर कार्रवाई की जानी चाहिए यह नीचे सूचीबद्ध हैं: 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 17 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


प्रेषक: प्रेषक को निम्नलिखित डब्ल्यू और एच के बारे में स्पष्ट होना चाहिए: 
संदेश किसे जाना चाहिए? 
मुझे क्यों संवाद करना चाहिए? मकसद क्या हैं? 


क्या फैसला करना है? इस बारे में स्पष्ट रहें कि किसी को क्या संवाद करने की 
आवश्यकता है। 


इष्टतम स्वागत के लिए सबसे अच्छा समय कब चुना जाता है। 
कैसे एक भाषा का प्रयोग करें, जिसे रिसीवर समझेगा और जो असंदिग्ध है। 


कहां: एक स्थान चुने जो संदेश के स्वागत, समझ और स्वीकृति में हस्तक्षेप नहीं 
करेगा: निजी तौर पर? घर या दूर? 


एक समूह में? काम पर या बाहर? 


रिसीवर: रिसीवर बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित के बारे में जागरूक हो 
सकता हैः 


प्रेषक के लिए पूरी तरह से चौकस रहें। 

> भेजे जा रहे संदेश को सक्रिय रूप से सुनें। 

जहां भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण और पुनरावृत्ति के लिए पूछें। 
प्रेषक के साथ सूचना की प्राप्ति की जाँच करते रहें । 


दोनों: रिसीवर और प्रेषक संचार को निर्दोष बना सकते हैं यदि वे: 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 18 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


एहसास करें कि गलतफहमी होने के लिए बाध्य है, और इस आशय के सभी संकेतों 
के लिए सतर्क रहें। सुनो, सुनो, सुनो, और फिर से सुनो। 


मेरे दवारा उत्पन्न राय, भावनाओं और धारणाओं को साझा करें 
मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया 


पारस्परिक संचार के दायरे के बाहर संचार का एक और रूप मौजूद है, जिसमें जन 
दर्शकों के साथ संचार शामिल है और इसलिए 


नाम जन संचार; और जिन चैनलों के माध्यम से इस तरह का संचार होता है उन्हें 
मास मीडिया कहा जाता है । 


मास कम्युनिकेशन विभिन्न माध्यमों के अकादमिक अध्ययन का वर्णन करने के 
लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है, जिसके दवारा व्यक्ति और संस्थाएं जनसंचार 
के बड़े क्षेत्रों में सूचनाओं को जन माध्यम के माध्यम से एक साथ पहुंचाते हैं। 


यह देखा गया है कि जनसंचार शब्द के कम से कम पाँच पहलू होने चाहिए: 
बड़े दर्शक 

> काफी हद तक उदासीन दर्शकों की रचना 

> संदेश प्रजनन के कुछ रूप 

जी से वितरण और वितरण 

उपभोक्ताओं को कम लागत 


जनसंचार के लक्षणः 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 19 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


Anonymous 

बड़े दर्शक 

काफी हद तक उदासीन दर्शकों की रचना 

संदेश प्रजनन के कुछ रूप 

तेजी से वितरण और वितरण 

The उपभोक्ताओं को कम लागत 

संदेशों को अपेक्षाकृत बड़े, विषम और अनाम दर्शकों की ओर निर्देशित करता है। 
संदेश सार्वजनिक रूप से प्रसारित किए जाते है कोई गोपनीयता नहीं । 
一 तत्काल खपत के लिए लघु अवधि संदेश 

-> प्रतिक्रिया अप्रत्यक्ष, गैर-मौजूद या विलंबित है 

-> प्रति व्यक्ति प्रति एक्सपोज़र की लागत न्यूनतम है 

स्रोत संगठन या संस्थानों का है 

ज्यादातर एक तरीका है 

मीडिया के प्रकार 

> पारंपरिक मीडिया 


प्रिंट मीडिया 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 20 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 
सोशल मीडिया 
मास मीडिया के कार्य 


हमारे जैसे समाज में, मास मीडिया की नीचे सूचीबद्ध कार्यो के माध्यम से लोकतंत्र, 
बहुलता और सांप्रदायिक सदभाव को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 


MCQ 


1. कक्षा संचार में कुछ उत्तेजनाओं की स्वीकृति और गैर-स्वीकृति के बीच अंतर का 
आधार है: 


(1) प्रदर्शन की चयनात्मक अपेक्षा 

(2) सहकर्मी समूहों को चयनात्मक संबद्‌धता 
(3) चयनात्मक ध्यान 

(4) चयनात्मक नैतिकता 

उत्तर - 4) 


2. अभिकथन (ए): शिक्षक दवारा कक्षा में छात्रों को प्रारंभिक संदेश बाद में बातचीत 
स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। 


कारण (२): संचार प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण का मतलब है कि छात्र जो सीख रहे 
हैं उस पर अधिक नियंत्रण। 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 21 


PDF Notes Academy Paper 1Hindi 
(1) दोनों (ए) और (आर) सत्य हैं, और (आर) सही विवरण है (ए)। 

(2) दोनों (四 और (आर) सच हैं, लेकिन (आर) (四 का सही विवरण नहीं है। 

(3) (ए) सही है, लेकिन (आर) गलत है। 

(4) (ए) गलत है, लेकिन (आर) सच है । 

उत्तरः (3) 


3. अभिकथन (ए): कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करने के लिए एक प्राकृतिक 
क्षमता है। 


कारण (२): कक्षा में प्रभावी शिक्षण संचार प्रक्रिया के ज्ञान की मांग करता है। 
कोड: 

(1) दोनों (ए) और (आर) सत्य हैं, और (आर) सही विवरण है (ए) । 

(2) दोनों (四 और (आर) सच हैं, लेकिन (आर) (四 का सही विवरण नहीं है। 

(3) (ए) सही है, लेकिन (आर) गलत है। 

(4) (ए) गलत है, लेकिन (आर) सच है 

उत्तर - (4) 

4. अभिकथन (^): कक्षा संचार एक व्यवहारिक प्रक्रिया है | 

कारण (२): एक शिक्षक इस धारणा के तहत काम नहीं करता है कि छात्रों की 


प्रतिक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण हैं । 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 22 


PDF Notes Academy Paper 1Hindi 
अपने उत्तर के लिए सही कोड चुनें: 

(1) दोनों (ए) और (आर) सत्य हैं, और (आर) सही विवरण है (ए) । 

(2) दोनों (ए) और (आर) सच हैं, लेकिन (आर) (ए) का सही विवरण नहीं है। 

(3) (ए) सही है, लेकिन (आर) गलत है। 

(4) (ए) गलत है, लेकिन (आर) सच है । 

उत्तर (1) 


5. मानव संचार प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन 
सही है ? 


(8) गैर-मौखिक संचार विचारों को उत्तेजित कर सकता है। 

(७) संचार एक सीखी हुई क्षमता है। 

(०) संचार एक सार्वभौमिक रामबाण दवा नहीं है । 

0) संचार ब्रेक डाउन नहीं कर सकता | 

(९) अधिक संचार का अर्थ है छात्रों दवारा अधिक प्रभावी सीखना | 


(च) कक्षा संचार के माध्यम से जो सीखा जाता है उसका मूल्य छात्रों के लिए कोई 
समस्या नहीं है। 


कोड: 


(1) (ए), (सी), (ई) और (एफ) 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 23 


PDF Notes Academy 
(2) (बी), (डी), (ई) और (एफ) 

(3) (ए), (बी), (सी) और (डी) 

(4) (ए), (डी), (ई) और (एफ) 

उत्तर - (4) 

6. कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए: 

(1) वंचित 

(2) अनुभवजन्य 

(3) सार 

(4) गैर-वर्णनात्मक 

उत्तर: (2) 

7. एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति शुरू करता है: 
(1) जटिल प्रश्न 

(2) नॉन-सेविटुर 

(3) दोहराव वाक्यांश 

(4) बर्फ तोड़ने वाला 


उत्तर- 4) 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy 


Paper 1 Hindi 


Page 24 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
8. एक कक्षा में, संदेश के स्वागत की संभावना को बढ़ाया जा सकता है: 
(1) दृष्टिकोण स्थापित करना 
(2) छात्रों की अज्ञानता को उजागर करना 
(3) सूचना भार बढ़ाना 
(4) उच्च डेसिबल ऑडियो टूल्स का उपयोग करना 
उत्तर-(1) 
9. प्रभावी संचार पूर्व है 
(1) गुटनिरपेक्षता 
(2) वर्चस्व 
(3) निष्क्रियता 
(4) समझ में आना 
उत्तर - (4) 


10. जब मौखिक और गैर-मौखिक संदेश विरोधाभासी होते हैं, तो यह कहा जाता है 
कि ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं 


(1) अनिश्चित संदेश 
(2) मौखिक संदेश 
(3) गैर-मौखिक संदेश 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 25 


PDF Notes Academy 
(4) आक्रामक संदेश 


उत्तरः (3) 


Paper 1 Hindi 


11. सूचना-समृदध कक्षा के व्याख्यान की विशिष्ट विशेषता प्रकृति के होने में है 


(1) आसीन 

(2) कंपित होना 

(3) तथ्यात्मक 

(4) सेक्टोरल 

उत्तरः (3) 

12. अभिव्यंजक संचार दवारा संचालित होता है 
(1) निष्क्रिय आक्रामकता 

( 2 ) एनकोडर की व्यक्तित्व विशेषताएँ 
(3) बाहरी सुराग 

(4) एनकोडर - डिकोडर अनुबंध 

उत्तर - ( 4 ) 

13. सकारात्मक कक्षा संचार होता है 


(1) जबरदस्ती 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy 


Page 26 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


(2) प्रस्तुत करना 
(3) टकराव 

(4) अनुनय 

उत्तर- 4) 

14. कक्षा संचार का आधार है 
(1) सामाजिक पहचान 

(2) बाह्य निर्जीवता 

(3) बायस्ड निष्क्रियता 

(4) समूह आक्रामकता 

उत्तर 1) 


15. कल्पना कीजिए कि आप एक शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहाँ लोग 
समान स्थिति के हैं। संचार का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है और सामान्य रूप 
से इस तरह के संदर्भ में नियोजित किया गया है? 


(1) क्षितिज संचार 
(2) लंबवत संचार 
(3) कॉर्पोरेट संचार 


(4) क्रॉस कम्युनिकेशन 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 27 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


उत्तर (1) 


16. एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय एक शिक्षक को उस महत्वपूर्ण 
तत्व को पहचानना है जिसका उसे संज्ञान लेना है। 


(1) निकटता से बचना 

(2) आवाज मॉडुलन 

(3) दोहराव थामना 

(4) निश्चित आसन 

उत्तर : (2) 

17. प्रभावी संचार के लिए क्या बाधाएं हैं? 

(1) नैतिककरण, सांप्रदायिक होना और सांत्वना की टिप्पणियाँ | 
(2) संवाद, सारांश और आत्म- - समीक्षा | 

(3) सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक रवैया । 
(4) व्यक्तिगत कथन, नेत्र संपर्क और सरल कथन | 

उत्तर (1) 

18. संचार भागीदारों की पसंद के कारकों दवारा प्रभावी 

(1) निकटता, उपयोगिता, अकेलापन 

(2) उपयोगिता, गोपनीयता, असंगति 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 28 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
(3) गोपनीयता, असहमति, छल 

(4) विसंगति, असंगति, विचलन 

उत्तर 1) 


19. शिक्षक के रूप में, कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 
सबसे अच्छा विकल्प चुनें। 


(1) सहकर्मी कमांड का उपयोग 

(2) आक्रामक कथन करना 

(3) सुस्थापित आसन को अपनाना 

(4) सत्तावादी होना 

उत्तरः 3 

20. प्रत्येक संचारक को अनुभव करना होता है 
(1) भावनाओं को व्यक्त करना 

(2) प्रत्याशा उत्साह 

( 3 ) होमोफाइल्स का मुद्दा 

(4) स्थिति अव्यवस्था 

उत्तर : (2) 

21. शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं. 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 29 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
(8) छात्र के कमजोर होने के बारे में जानकारी इकट्ठा करना 
(0) शिक्षकों को अध्यापन को गंभीरता से लेने के लिए | 
(०) शिक्षकों को लीचिंग के नवीन तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए। 
(4) शिक्षक लक्षणों में और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना | 
चे गए कोड से सही उत्तर की पहचान करें: 
(1) (ए) और (बी) ही 
(2) (बी), (सी) और (डी) केवल 
(3) (ए), (बी) और (सी) केवल 
(4) (क) ही 
उत्तर: (3) 


22. विचारों के एक गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में कक्षा संचार के केंद्रीय 
बिंदु का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है: 


(1) प्रणालीकरण 

(2) समस्या - अभिविन्यास 
(3) आइडिया प्रोटोकॉल 

(4) माइंड मैपिंग 

उत्तर- 4) 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 30 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
23. आवाज के पहलू, भाषण के अलावा अन्य के रूप में जाना जाता है: 

(1) भौतिक भाषा 

(2) व्यक्तिगत भाषा 

(3) परा भाषा 

(4) वितरण भाषा 

उत्तर : (3) 

24. हर प्रकार का संचार इससे प्रभावित होता है: 

(1) स्वागत 

(2) संचरण करना 

(3) गैर-नियमन 

(4) प्रसंग 

उत्तर- 4) 

25. कक्षा संचार के संदर्भ में दृष्टिकोण, कार्य और दिखावे के रूप में माना जाता है: 
(1) मौखिक 

(2) गैर-मौखिक 


(3) इंपर्सनल 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 31 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


(4) तर्कहीन 

उत्तर : (2) 

26. सबसे अधिक बार, शिक्षक - छात्र संचार है: 
(1) चंचल 

(2) आलोचनात्मक 

(3) उपयोगितावादी 

(4) टकराव 

उत्तर-3 


27. एक कक्षा में, एक संचारक का विश्वास स्तर निम्न दवारा निर्धारित किया जाता 


ह 

(1) हाइपरबोले का उपयोग 

(2) आवाज का स्तर बदलना 

(3) अमूर्त अवधारणाओं का उपयोग 

(4) आंखों का संपर्क 

उत्तर - 4 

28. संचार की प्रभावशीलता निम्नलिखित में से किस से पता लगाया जा सकता है? 
(4) दृष्टिकोण सर्वेक्षण 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 32 


PDF Notes Academy Paper 1Hindi 
(0) प्रदर्शन रिकॉर्ड 

(८) छात्रों की उपस्थिति 

(७) संचार चैनल का चयन 

कोड में से सही उत्तर का चयन करें: 

(1) (ए), (बी), (सी) और (डी) 

(2) (ए), (बी) और (सी) 

(3) (बी), (सी) और (डी) 

(4) (ए), (बी) और (डी) 

उत्तर : (2) 

29. अभिकथन (^): औपचारिक संचार तेज़ और शिथिल होता है। 

कारण (२): औपचारिक संचार सूचना का एक व्यवस्थित और व्यवस्थित रूप से है। 
(1) दोनों (ए) और (आर) सही हैं और (आर) सही स्पष्टीकरण है (ए) 

(2) दोनों (ए) और (आर) सही हैं, लेकिन (आर) सही विवरण नहीं है (ए) 

(3) (ए) सही है लेकिन, ( आर ) गलत है 

(4) (ए) गलत है लेकिन, (आर) सही है 


उत्तर- 4) 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 33 


PDF Notes Academy 


30. संचार की चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं ? 


(8) संचार में विचारों तथ्यों और विचारों का आदान-प्रदान होता है । 


(0) संचार में सूचना और समझ दोनों शामिल हैं। 
(८) संचार एक सतत प्रक्रिया है | 

(4) संचार एक गोलाकार प्रक्रिया है । 

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें: 

(1) (ए), (बी) और (सी) 

(2) (ए), (बी) और (डी) 

(3) (बी), (सी) और (डी) 

4) (ए), (बी), (सी) और (डी) 

उत्तर - 4) 

31. 'अंगूर' शब्द को इस रूप में भी जाना जाता है: 
(1) अधोमुखी संचार 

(2) अनौपचारिक संचार 

(3) ऊर्ध्व संचार 


(4) क्षैतिज संचार 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy 


Paper 1 Hindi 


Page 34 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
उत्तर : (2) 

32. निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है ? 
(1) अनुशीलन और ठोस संवाद 

(2) दर्शकों की भागीदारी 

(3) सूचना का एकतरफा हस्तांतरण 

(4) अंगूर का सामरिक उपयोग 

उत्तरः (3) 

33. संचार में, भाषा है: 

(1) मौखिक कोड 

(2) अकर्मक 

(3) प्रतीकात्मक कोड 

(4) गैर-मौखिक कोड 

उत्तर 1) 


34. जब शिक्षाविदों को कुछ विषयों या शैक्षिक प्रकृति के विषयों के एक सेट पर 
दर्शकों को व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, तो इसे कहा जाता है 


(8) प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(0) संगोष्ठी 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 35 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
(०) कार्यशाला 

(4) संगोष्ठी 

उत्तर : (बी) 

35. मीडिया के रूप में जाना जाता है 

(3) पहला एस्टेट 

(0) दूसरा एस्टेट 

(८) तीसरा एस्टेट 

(4) चौथा एस्टेट 

उत्तर : (सी) 


36. संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को एक साथ बड़ी संख्या में प्राप्तियों 
तक सूचना पहुँचाना शामिल है, कहलाता है 


(9) समूह संचार 

(0) मास कम्युनिकेशन 

(0) इंट्रापसनल कम्युनिकेशन 

(4) पारस्परिक संचार 

उत्तर : (बी) 

37. एक स्मार्ट कक्षा एक शिक्षण स्थान है जो कि है 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 36 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
(1) स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैनल कंट्रोल सिस्टम है। 

(1) पीसी / लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी / वीसीआर प्लेयर | 

(1) दस्तावेज़ कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर 

(५) प्रोजेक्टर और स्क्रीन नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें: 
(^) (आई) और (1) केवल 

(8) (1) और (५) केवल 

(0) बच्चों को डंडों से पीटा जाना चाहिए । 

उत्तर : (सी) 

56. शिक्षक के कक्षा में संचार के प्रकार, के रूप में कहा जाता है 

(A) पारस्परिक 

(8) जनसंचार 

(0) समूह संचार 

(0) आमने-सामने संचार 

उत्तर : (सी) 


57. वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचारो में से एक के रूप में वर्गीकृत 
किया जा सकता है 


(^) दृश्य एक तरह से 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 37 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
(8) ऑडियो-विज़ुअल एक तरीका 
(0) ऑडियो-विजुअल दो तरह से 
(0) दृश्य दो तरह से 
उत्तर : (सी) 
58. एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्थित है 
(^) लखनऊ (8) भोपाल (0) चेन्नई (0) मुंबई 
उत्तर : (बी) 


59. भारत में टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस प्रणाली का अनुसरण किया 
जाता है? 


(ए) एनटीसीएस (बी) पाल (सी) एनटीएसई (डी) SECAM 
उत्तर : (बी) 

60. 'डीएवीपी' शब्द का अर्थ है 

(ए) विज्ञापन और मुखर प्रचार निदेशालय 

(बी) ऑडियो-विजुअल प्रचार का विभाजन 

(सी) ऑडियो-विजुअल प्रचार विभाग 

(डी) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 

उत्तर : (D) 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 38 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 
61. टीवी शो के लिए "टीआरपी" शब्द जुड़ा हुआ है 

(ए) कुल रेटिंग अंक 

(बी) समय रेटिंग अंक 

(सी) विषयगत रेटिंग अंक 

(डी) टेलीविजन रेटिंग अंक 

उत्तर : (ए) 

62. फोटो ब्लीडिंग का मतलब है 

(ए) फोटो फसल 

(बी) फोटो प्लेसमेंट 

(सी) फोटो काटना (डी) फोटो रंग समायोजन 

उत्तर : (D) 

63. संचार रणनीति डिजाइन करते समय फीड-फॉरवड अध्ययन आयोजित किए जाते 
हैं 

(ए) श्रोता 

(बी) कम्युनिकेटर 

(सी) सैटेलाइट 

(डी) मीडिया 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 39 


PDF Notes Academy Paper 1Hindi 
उत्तर : (बी) 

69. प्रभावी संचार के लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है 

(ए) आर्थिक वातावरण 

(बी) राजनीतिक वातावरण 

(सी) सामाजिक वातावरण 

(डी) बहु-सांस्कृतिक वातावरण 

उत्तर : (सी) 


70. संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक डेटा के संचरण में एक प्रमुख अवरोध एक 
व्यक्ति है 


(ए) व्यक्तित्व 

(बी) अपेक्षा 

(सी) सामाजिक स्थिति 

(डी) कोडिंग क्षमता 

उत्तर : (0) 

71. जब संचार किया जाता है, तो संस्थागत रूढियाँ बन जाती हैं 
(ए) मिथकों (बी) कारणों (सी) अनुभव (डी) Dridh Viswas 

उत्तर : (0) 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 40 


PDF Notes Academy Paper 1 Hindi 


72. सामूहिक संचार में, चयनात्मक धारणा रिसीवर के आधार पर निर्भर होती है 
(^) क्षमता 

(8) पूर्व स्वभाव 

(0) ग्रहणशीलता 

(D) जातीयता 


उत्तर : (सी) 


Call/Whatsapp- 9166830064 PDF Notes Academy Page 41 


